सत्यमेव जयते 


झारखण्ड 

गजट 
असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 आश्विन , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 827 राँची, मंगलवार , 


22 अक्टूबर, 2019 (ई ० ) 


परिवहन विभाग 


अधिसूचना 
21 अक्टूबर , 2019 


संख्या- परि.वि.( शमन शक्ति )-103/2016-985-- अपराध एवं यातायात नियंत्रण हेतु 
राज्य के सभी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं सभी मोटरयान निरीक्षकों को पूर्व में 
मोटरवाहन अधिनियम , 1988 की धारा 200 के तहत विभिन्न धाराओं में शमन करने 
की शक्ति प्रदान की गयी थी । 

मोटरवाहन ( संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा किये गये संशोधनोपरांत 
राज्यान्तर्गत कार्यरत सभी जिला परिवहन पदाधिकारी एवं सभी मोटरयान निरीक्षकों 
को मोटरवाहन ( संशोधन ) अधिनियम, 2019 द्वारा लागू नवीन एवं संशोधित धाराओं 
यथा 177, 178, 179, 180, 181, 182, 182A की उपधारा ( 1) या उपधारा ( 3) या उपधारा 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) मंगलवार , 22 अक्टूबर , 2019 
( 4) 182B, 183 की उपधारा (1 ) या उपधारा ( 2), 184C , 186, 189 , 190 की उपधारा 
( 2 ), 192 , 192A, 194, 194( A), 194( B), 194( C ), 194( D), 194( E ), 194( F), 196, 198 
के तहत शमन की शक्ति प्रदान की जाती है । 

यह अधिसूचना दिनांक -01.09.2019 की तिथि से प्रभावी होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


हरेन्द्र कुमार पाण्डेय 
सरकार के उप सचिव , 
परिवहन विभाग । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 827 50 


